निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 12 


3 चैत्र , 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार, 

24 मार्च, 2010 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-5 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी 0 एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी ० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


7-7 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट, 24 मार्च 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

19 जनवरी 2010 
सं ० 1 / व 3-266 / 2005 ( अंश-I) - उ0शि0-395 – चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान , पटना के वर्तमान निदेशक , 
डा 0 भी 0 मुकुन्द दास की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या 2258 , दिनांक 31 दिसम्बर 2007 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 
2009 तक के लिए किया गया था । उनके कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक विस्तारित किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ओंकार नाथ आर्य, उप - सचिव । 


निगरानी विभाग , सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
सं ० नि ० वि ० स्था0-105 / 97 अंश-I-1353— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना 
संख्या 1656 , दिनांक 22 फरवरी 2010 के आलोक में श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव - सह -मुख्य निगरानी 
पदाधिकारी (153/08) को निगरानी विभाग के संकल्प संख्या 785, दिनांक 26 फरवरी 1981 के समूह 3 के अन्तर्गत लोक 
निर्माण विभाग ( वर्तमान पथ निर्माण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग ) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण 
संगठन विभाग (वर्तमान ग्रामीण कार्य विभाग ) में संयुक्त सचिव - सह -मुख्य निगरानी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । इस समूह का नोडल विभाग पथ निर्माण विभाग होगा इसके अतिरिक्त समूह संख्या 2 के अन्तर्गत राजस्व विभाग 
( वर्तमान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ) गृह ( आरक्षी) विभाग (वर्तमान गृह विभाग) तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (वर्तमान 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ) का अतिरिक्त प्रभार भी श्री श्रीवास्तव के साथ सबंद्ध किया जाता है । 

विभागीय अधिसूचना संख्या 969, दिनांक 26 मार्च 2008 द्वारा श्री देवकान्त दिवाकर, उप सचिव - सह -मुख्य निगरानी 
पदाधिकारी (827/99 ) को समूह संख्या 5 के अन्तर्गत उद्योग विभाग, खनन (वर्तमान खान एवं भूतत्व विभाग), शिक्षा (वर्तमान 
मानव संसाधन विकास विभाग) एवं सहकारिता विभाग में उप सचिव - सह - मुख्य निगरानी पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित 
किया गया था । उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए समूह संख्या 5 में स्वास्थ्य विभाग को भी सम्मिलित किया 
जाता है । श्री देवकान्त दिवाकर के साथ उपरोक्त समूह संख्या 5 के आलावे समूह संख्या 1 के अन्तर्गत उत्पाद एवं मद्य 
निषेध विभाग, निबंधन (वर्तमान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग) एवं वाणिज्यकर विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा 
जाता है । इस समूह का नोडल विभाग मानव संसाधन विकास विभाग होगा । 

सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण, स्थापना तथा आय– व्ययक के प्रयोजनार्थ प्रत्येक मुख्य निगरानी पदाधिकारी प्रधान 
सचिव, निगरानी विभाग के अधीन निगरानी विभाग के अंग होंगे, किन्तु वे संबंधित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव के 
पर्यवेक्षण में उन विभागों का कार्य करेंगे और प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव तथा प्रधान सचिव , निगरानी विभाग के बीच 
निगरानी संबंधी सभी कार्यों के लिये कडी बने रहेंगे । 
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर ० के ० जैन , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 24 मार्च 2010 


3 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 मार्च 2010 
सं ० 6 / गो 0 34-14 / 2007-1066 / वा 0 क0 -श्री विनोदानन्द पाण्डेय, बिवि0 से 0 , सम्प्रति 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील ), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को अपने कार्यों के 
अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील) , मगध प्रमंडल , गया के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


16 मार्च 2010 
सं ० 6 वि ० पत्रा0-24-46 / 2005-1094 अनु ० — विभागीय अधिसूचना संख्या 467 , दिनांक 2 फरवरी 2010 
को तत्कालिक प्रभाव से विलोपित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की धारा -19 के प्रावधानों के 
अधीन वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध 
अपील के लिए श्री फैजुद्दीन अहमद आजाद, वाणिज्य कर अपर आयुक्त, बिहार , पटना को अपीलीय पदाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है: 

कार्यालय का नाम 
1. वणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) 
2. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल 

वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना 
4. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 
5. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन ), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
6. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा 
7. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 
8. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 
9. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
10. वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ 
11. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
12. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा 
13. वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
14. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), मगध प्रमंडल , गया 
15. वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), मगध प्रमंडल, गया 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


, 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 मार्च 2010 
1. सं ० भवन / स्था .1 - पद. - 42 /06-2037 ( भ ) -श्री रमेश प्रसाद , कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा पथ निर्माण 
विभाग की अधिसूचना संख्या 1440( एस) , दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को 
अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार , भवन अंचल , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं० भवन/ स्था .1- पद .- 42/ 06-2038( भ ) -श्री परमेश्वर सिंह , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1441( एस ) , दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल , आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 24 मार्च 2010 


3. सं ० भवन / स्था .1 - पद. - 42/ 06-2039 ( भ ) - श्री रामप्रवेश प्रसाद , नं. - 2, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी 
सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1442( एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल , अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

4. सं ० भवन/ स्था .1 - पद. - 42 / 06-2040 ( भ ) -श्री रंजित प्रसाद सिंह , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी 
सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1443 ( एस ) , दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को 
प्राप्त है , को अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार , दक्षिण बिहार भवन अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया 


जाता है । 


5. सं ० भवन / स्था .1 - पद .- 42 / 06-2041 ( भ ) —श्री निवास सिंह , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1444 ( एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

6. सं ० भवन/ स्था.1 - पद. -42/ 06-2042 ( भ ) — श्री दिलीप कुमार, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1445( एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक तकनीकी सलाहाकार , संरचना अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

(II ) श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियन्ता , कर प्रमंडल , भवन निर्माण विभाग , 
पटना के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

7. सं ० भवन/ स्था .1 - पद. - 42 / 06-2043( भ ) -श्री रविन्द्र प्रसाद , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1446 (एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक तकनीकी सलाहाकार, भवन अंचल , दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं ० भवन / स्था .1 - पद. - 42 /06-2044 ( भ ) — श्री बिक्रमा प्रसाद , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1447 ( एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमंडल , सासाराम के पद पर पदस्थापित किया है । 

9. सं० भवन/ स्था .1 - पद. -42/06-2045( भ ) —श्री निरंजन कुमार सिंह , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी 
सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1448 (एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को 
प्राप्त है , को अगले आदेश तक तकनीकी सलाहाकार , भवन अंचल , पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

10. सं ० भवन/ स्था .1- पद . -42 / 06-2046 ( भ ) - श्री मनोज कुमार सिंह , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी 
सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 1449(एस ), दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा भवन निर्माण विभाग को 
प्राप्त है , को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता , गुण नियंत्रण प्रमंडल , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

(II ) श्री सिंह को अपने कार्यों के अतिरिक्त तकनीकी सलाहकार , अग्रिम योजना अंचल , पटना के कार्य सम्पादन 
हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

11. सं ० भवन/ स्था .1 - पद. - 42 / 06-2047( भ ) —श्री गगन बिहारी दास , कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमंडल , 
किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता , निरूपण अंचल संख्या-2, भवन निर्माण 
विभाग , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

12. सं ० भवन/ स्था .1 - पद. - 42 / 06-2048 ( भ ) -श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर , कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल , 
बेतिया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

13. सं ० भवन/ स्था .1- पद.- 42 / 06-2049( भ ) —श्री कृष्ण कान्त कुमार , तकनीकी सलाहकार , भवन अंचल , 
पूर्णियां को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमंडल , किशनगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
हृदय नारायण झा , विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 24 मार्च 2010 


5 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
सं ० 1 / स्था ० - पुर्ननियुक्ति ( पदा० ) -05/ 2009-2904 – श्री विपिन कुमार सिन्हा, सेवा -निवृत उप- सचिव , वित्त 
विभाग , बिहार , पटना को उनके योगदान की तिथि से एक (01 ) वर्ष की अवधि के लिये उप निदेशक , बैंकिंग के 
पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है। 

2. नियुक्ति की अवधि में श्री सिन्हा को सेवा-निवृति की तिथि को प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि 
घटाकर शेष राशि वेतन के रूप में अनुमान्य होगा । अन्य भत्ते मूल वेतन के आधार पर परिगणित किया जायेगा। 
यात्रा - भत्ता के प्रयोजनार्थ श्री सिन्हा की स्थिति वही रहेगी जो सेवा -निवृति के समय उन्हें अनुमान्य थी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
परशुराम मिश्र , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 60 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 24 मार्च 2010 


बिहार गजट, 24 मार्च 2010 


7 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

19 जनवरी 2010 
सं ० 1 / व 3–266 / 2005 (अंश-I) - उ0शि0-396 – चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के निदेशक के पद हेतु 
चयन के लिए सुयोग्य व्यक्ति के नाम की अनुशंसा के लिए एक सर्च कमिटी निम्नवत् गठित की जाती है: 


1 


मुख्य सचिव, बिहार 


अध्यक्ष 


2 


श्री जनक पांडेय, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार 


सदस्य 


3 


प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना 


संयोजक 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
ओंकार नाथ आर्य, उप सचिव । 


निगरानी विभाग, सूचना भवन, पटना 


अधिसूचना 

17 मार्च 2010 
सं0 नि 0 वि 0 परि० गृह ( आ o) -238 / 2009–1345— चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता हे कि शेखपुरा जिला 
के शेखपुरा थाना में दर्ज कांड का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध विशिष्ट 
अनुसंधानकर्ताओं को संलग्न किया जाना आवश्यक है । अतः तत्कालिक प्रभाव से निम्न वर्णित कांड के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती 
अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है 

1. शेखपुरा थाना कांड सं0-58 / 09 , दिनांक 20 फरवरी 2009 , धारा -384, भा 0 द0 वि 0 एवं 7/13 (2), भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम , 1988 के संबंध में । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह, उप सचिव । 


: 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

01-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


